निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 436) 


19 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 9 अप्रील 2015 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

5 फरवरी 2015 
सं0 22 / नि०सि०( मोति० ) - 08 - 04 / 2014 / 383 — श्री जारे आलम , अवर प्रमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणी नहर 
अवर प्रमंडल, कोरैना ( नरकटियागंज ) को रामनगर थाना कांड संख्या - 20 / 95 दिनांक 17.02.95 में भा० द0 वि0 की 
धारा 406 / 409 / 420 / 120 बी0 के तहत दिनांक 03.03. 14 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया 
गया । अतः बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली - 2005 के नियम - 9 ( 2 ) के तहत सरकार 
द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 826 दिनांक 26.06.14 द्वारा श्री आलम को गिरफ्तारी की 
तिथि दिनांक 03.03. 14 के प्रभाव से निलंबित किया गया । 

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जमानत अर्जी मंजूरी के पश्चात A. C .J. M . बगहा के न्यायालय द्वारा 
दिनांक 24. 05 .14 को श्री आलम को न्यायिक हिरासत से मुक्त किया गया है । इसी बीच श्री आलम दिनांक 30. 11.14 
को सेवानिवृत हो गये एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , बाल्मीकिनगर के अग्रसारण / अनुशंसा पत्रांक 2835 
दिनांक 21.11.14 के आलोक में सरकार द्वारा श्री आलम को निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री आलम को न्यायिक हिरासत से रिहा होने के फलस्वरूप दिनांक 25.05.2014 
के प्रभाव से घटनोत्तर निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ मानी जायेगी परन्तु इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के 
अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । 

उक्त आदेश श्री जारे आलम, तत्कालीन सहायक अभियंता, कोरैना अवर प्रमंडल , शिविर - रामनगर 
( प0 चम्पारण ) को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 436-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


